3K 


JEEV 


KENA 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

24 आश्विन, 1937 ( श० ) 
संख्या 756 राँची, शुक्रवार , 

16 अक्टूबर , 2 0 15 ( ई० ) 


विधि ( विधान) विभाग 


अधिसूचना 
9 अक्टूबर , 2015 


संख्या- एल0 जी0 - 16/ 2 0 15- 116/ लेज0 झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित 
अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक 6 अक्टूबर , 2015 को अनुमति दे चुके हैं , इसके द्वारा 
सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है । 


झारखण्ड कृषि विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम, 20 15 

( झारखंड अधिनियम संख्या - 13, 20 15 ) 


झारखण्ड कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 ( अंगीकृत) के संशोधन हेतु अधिनियम | 


भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में 
यह अधिनियमित हो : 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 16 अक्टूबर , 2015 


अध्याय- 1 
प्रारंभिक 
1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ 

( 1) यह अधिनियम झारखण्ड कृषि विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम , 20 15 
कहलायेगा । 

( 2 ) यह उस तारीख को प्रवृत होगा जो राज्य सरकार , राजपत्र में अधिसूचना द्वारा , 
नियत करे । 

( 3 ) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा | 


2 . झारखण्ड कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम , 2000 ( अंगीकृत ) की धारा - 25 1 में 
उपधारा- 25 _i ( ख) एवं 25 i ( ग ) निम्नरूपेण जोड़ा जाना है : 

25 i ( ख भारत का संविधान के अनच्छेद 321 के आलोक में 
विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, प्रधानाचार्य, प्राध्यापक तथा 
विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के पदाधिकारियों की नियुक्ति जैसा परिनियम के संबंधित 
अनुच्छेद में विहित हो के अनुसार विधिवत स्वीकृत पद के विरूद्ध झारखण्ड लोक सेवा 
आयोग द्वारा चयन एवं अनुशंसा के आधार पर कुलपति द्वारा की जायेगी । 


25 1 ( ग) विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय के तृतीय वर्ग कर्मचारी ( या ग्रेड वेतन के अनुसार ) 
की नियुक्ति जैसा परिनियम के संबंधित अनुच्छेद में विहित हो के अनुसार विधिवत स्वीकृत 
पद के विरूद्ध झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा चयन एवं अनुशंसा के आधार पर 
कुलपति द्वारा की जायेगी । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

बी0 बी0 मंगलमूर्ति , 
प्रधान सचिव सह विधि परामर्शी, 
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची । 


अधिसूचना 
9 अक्टूबर , 2015 


संख्या- एल0 जी0- 16 / 2015 - 117/ लेज0 झारखण्ड विधान मंडल द्वारा यथापारित और 
राज्यपाल द्वारा दिनांक 6 अक्टूबर , 2015 को अनुमत झारखण्ड कृषि विश्वविद्यालय ( संशोधन ) 
अधिनियम, 20 15 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके 
द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3) के अधीन 
उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा | 


FIRGUS JGTC ( 31HTERUT ) Rak , 16 3706 & 2, 2015 


Jharkhand Agriculture University ( Amendment) Act- 2015 

(Jharkhand Act 13, 2015 ) 


An Act to amend The Jharkhand Agriculture University Act- 2000 (adopted ) 


In the 66th year of Democratic India , Jharkhand State Assembly seeks to make this act effective in 
the following way: 


Chapter 1 
Commencement 
1 . Short title , extent and commencement: 

(i) This Act may be called Jharkhand Agriculture University ( Amendment) Act, 2015 . 
( ii ) It shall come into force on such date as the State Governmentmay, by notification in 

officialGazette , appoint. 
(iii ) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand . 


the 


2. Addition of sub - section 25 . i (b ) and 25 . i (c) in section 25 (i) of the Jharkhand Agriculture 
University act- 2000 (adopted ). In section 25 , the following clauses are added as subsection : 


“ (b ) As provided by Article 321 of The Constitution of India , the appointment to the post of 
Assistant Professors , Associate Professors and University Professors in the University & Colleges 
and Officers of the University & Colleges shall be done by Vice -Chancellor against the legitimately 
sanctioned post after selection and recommendation by Jharkhand Public Service Commission as 
prescribed in statutes" . 


" (c ) The appointments to Grade - 3 ( or as grade pay) shall be done by Vice -Chancellor against the 
legitimately sanctioned post after selection and recommendation by Jharkhand Staff Selection 
Commission as prescribed in statutes." 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

बी0 बी0 मंगलमूर्ति , 
प्रधान सचिव- सह. विधि परामर्शी, 
fare (FTA ) FEJHTOT, EROUS, ZŤPII 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

şir qus JGIC ( 31HTERUT ) 756 – 50 | 


